निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 5 मार्च 2014 


( सं० पटना 242 ) 


सं0 3-ए-2-वे0पु0 -6/ 2014 - 2096-वि० 


वित्त विभाग 


प्रेषक, 


प्रभात शंकर , 
अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक0 ), 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार । 

पटना, दिनांक 04 मार्च 2014 
राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान दिए जाने के संबंध में । 


विषयः 


महाशय, 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 6022 , दिनांक 
18 / 12/1989 के द्वारा स्वीकृत प्रवरण वेतनमान की सुविधा, राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्रदान की गई थी । 
प्रावधान के अनुसार 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सभी शिक्षकों को वरीय वेतनमान एवं 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 20 
प्रतिशत शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान अनुमान्य था । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2014 

2 . वर्तमान में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2011 में प्राथमिक एवं मध्य 
विद्यालय के सभी शिक्षकों को 12 एवं 24 वर्षों की सेवा पूरी होने पर दो वित्तीय उत्क्रमण का लाभ दिए जाने का प्रावधान 
किया गया है। 

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 20 प्रतिशत की बजाय राजकीयकृत माध्यमिक 
विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


___ 3. सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर राजकीयकृत माध्यमिक 
विद्यालयों के वरीय वेतनमान प्राप्त सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ देय होगा । यह निर्णय इस स्वीकृत्यादेश के निर्गत 
की तिथि से प्रभावी होगा । 


विश्वासभाजन , 


प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 242 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


